E 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 529 राँची , सोमवार 

20 अक्टूबर , 2014 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
17 अक्टूबर, 2014 


संख्या-1/पी0 -102 / 2014 का . -10217-- उपायुक्त , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित श्री दीप्रवा 
लकड़ा, भा .प्र.से. ( PB: 2005 ) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट -2, 1974 ) के अन्तर्गत सिमडेगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है 
एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी 
को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


संख्या -1 / पी0 - 102 / 2014 का . -10218 --उपायुक्त, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्र शेखर , 
भा .प्र. से. ( झाः2008 ) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 
1974) के अन्तर्गत सरायकेला - खरसावाँ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता 
है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला 
दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


2. उपायुक्त, सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित श्री हंस राज सिंह, भा .प्र. से . 
( झा : 99 ) कार्मिक , प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 20 अक्टूबर , 2014 
संख्या -1/ पी0-102/ 2014 का . - 10219--राज्य परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्री गौरी शंकर मिंज, भा . प्र. से . ( नवप्रोन्नत ) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक दण्ड 
प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत गुमला जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त 
किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2, 1974 ) के अन्तर्गत 
जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


2. उपायुक्त, गुमला के पद पर पदस्थापित श्रीमती बीणा श्रीवास्तव , भा .प्र. से . ( झाः99 ) 
कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगी। 


संख्या-1/ पी0 - 102/ 2014 का . -10220-- संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री मुकेश कुमार वर्मा, भा .प्र.से . ( नवप्रोन्नत ) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले 
आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत गिरिडीह जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं 
उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 
1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या-1/ पी0 - 102 /2014 का . -10221-- बन्दोबस्त पदाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित श्री 
कृष्ण कुमार दास, भा. प्र. से . ( नवप्रोन्नत ) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया 
संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत पाकुड़ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया 
जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत जिला 
दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


2. उपायुक्त, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री फिदेलिस टोप्पो, भा .प्र.से . ( झाः99) कार्मिक , 
प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची में योगदान करेंगे। 


संख्या -1/ पी0 -102 /2014 का .-10222-- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री उमेश प्रसाद सिंह, भा .प्र. से. ( नवप्रोन्नत ) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश 
तक दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत साहेबगंज जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं 
उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 
1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


555 


2. उपायुक्त, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री ए0 मुथुकुमार , भा . प्र. से. ( झाः2009 ) 
कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 20 अक्टूबर, 2014 


संख्या -1/ पी0 -102 / 2014 का .- 10223 --निदेशक , भू - अर्जन एवं भू- परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विनोद शंकर सिंह, भा .प्र. से. ( नवप्रोन्नत) को 
स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत 
लोहरदगा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता 
है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करेंगे । 


2 


- 


2. उपायुक्त, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित श्रीमती परमजीत कौर , भा .प्र . से. ( झाः2000 ) 
कार्मिक , प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची में योगदान करेंगी। 


संख्या-1/ पी0 -102/ 2014 का .- 10224 --निदेशक , पंचायती राज निदेशालय, झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री शशि रंजन सिंह, भा .प्र. से. (नवप्रोन्नत) को स्थानान्तरित करते हुए इन्हें अगले आदेश 
तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं 
उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2 , 
1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 529 - 50 | 


